निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1943 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 10 जून 2021 


( सं ० पटना 483 ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2021 
सं 0 5 न ० वि ० / गठन -37 / 2020-1015 / न ० वि ० एवंआ ० वि ० - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 ( बिहार 
अधिनियम 11 , 2007 ) ( यथासंशोधित ) की धारा 3 ( 1 ) ( क ) , 4 , 5 , 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समस्तीपुर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत 
पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् समस्तीपुर का नगर निगम में 
उत्क्रमण , जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या -4334 दिनांक -26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है , प्राप्त आपत्तियों 
पर सम्यक विचारोपरान्त नगर निगम में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में 
लागू करते हैं : 
क्रमांक सम्मिलित ग्रामों का नाम 

सम्मिलित ग्राम नगर निकाय की 

नगर पंचायत की 
निकाय एवं थाना संख्या पंचायत का नाम चौहद्दी ( थाना नं 0 

कुल जनसंख्या 
सहित ) 

( वर्ष 
2011 जनगणना 
के आधार पर ) 


नगर 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


253156 


नगर छतरपुर -110 
निगम शिवनंदनपुर -111 
समस्तीपुर | बठकुठवा -119 / 3 

मुक्तापुर -120 


मुक्तापुर , 
भागीरथपुर , 
मथुरापुर , सारी . 
चकनुर , दूघपुरा , 
मुसापुर , शम्भुपट्टी , 
रहीमपुर रूदौली , 
धुरलख , मोहनपुर , 
हरपुर एलोथ , 
लगुनियाँ सूर्यकंठ , 
लगुनियाँ रघुकंठ , 


उत्तर -परतापुर -122 
दक्षिण –वास्तु विहार , 
( हरपुर एलौथ ) कुआँ 
नं 0 4-164 / 2 
पूरब –जितवारपुर 
चौथ -202 , 203 
पश्चिम - 
चांदोपट्टी -147 


गाठा -121 


परतापुर -122 
चॉधरपुर -123 
केशोपट्टी -124 
दौलतपुर -125 
भागीरथपुर -112 


2 


नरगा -113 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2021 

जितवारपुर निजामत , 
मुसेपुर -114 

एवं जितवारपुर चौथ 
गोविंदपुर -115 

( सभी पूर्ण भाग ) 
मथुरापुर -117 
अकबरपुर -116 
चकदीनदयाल -116 / 3 
सारी -119 
मिल्की -118 
चकदीनदयाल -129 / 6 
अकबरपुर 
पितौझिया -116 / 2 
दाउदपुर -127 / 2 
मन्नीपुर -129 / 2 
मन्नीपुर -129 / 3 
मन्नीपुर तोले 
चकदीनदयाल -116 / 3 
हरपुर निजामत -38 
हरपुर शिलौत -39 
मथुरापुर मंडल -40 
रहमतपुर -41 
चकनूर -174 
बलभद्रपुर -171 
बाजोपुर -172 
दूधपुरा -173 
बलभद्रपुर -171 
ताल दशहरा -43 


गरूआरा -42 


रामपुर दुधपुरा -173 / 2 
मुसापुर -177 
काशीपुर -178 
धर्मपुर -175 
नारायणपुर डढिया -145 
सलेमपुर दसहरा -146 
चॉदोपट्टी -147 
शम्भुपट्टी -169 
मुर्तुजापुर -170 
राजखंड -183 
पाहेपुर –184 
विशनपुर फकीराना -183 
विशनपुर बांदे -188 
चकजैनाब -190 
रहीमपुर रूदौली –191 
चॉदोपट्टी -187 
धुरलख -186 
भुईधारा -182 
आसीनपुर -185 
हसनपुर -200 
मोहनपुर -181 
खरीदाबाद -180 
बहादुरपुर -199 
हरपुर एलौथ -164 / 3 
हरपुर एलौथ -164 / 2 
भमरूपुर -196 
खाप रहीमपुर -191 / 2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


10 जून 2021 


3 


लगुनियाँ सूर्यकंठ -197 
लगुनियाँ रघुकंठ -195 
जितवारपुर निजामत -200 
जितवारपुर चौथ -203 
शदुल्लाचक -202 


2. इस क्षेत्र को नगर निगम समस्तीपुर कहा जायेगा । 
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 483-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


